निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 श्रावण 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 448 ) पटना , मंगलवार , 4 अगस्त 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

23 जुलाई 2020 
सं ० 21 / बी.पी.एस.सी. - 12 / 2011-6825 / सा.प्र. - श्री शिशिर सिन्हा, अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग का 
कार्यकाल दिनांक -19.07.2020 ( अपराह) को समाप्त होने के फलस्वरूप, भारत संविधान के अनुच्छेद-316(1 A) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति 
होने तक , श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी ( सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) , सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग को उक्त आयोग के अध्यक्ष 
के कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत करने की कृपा की गई है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

हिमांशु कुमार राय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 448-571 + 50 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


